Sm 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 ज्येष्ठ , 1940 ( श०) 
25 मई, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 532 


राँची, शुक्रवार 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
14 मई , 2018 

( शुद्धि - पत्र ) 
संख्या-13/ न्या० नि० सं० 51/ 2018 का० 3161-- विभागीय अधिसूचना सं०- 2258 दिनांक 
3 अप्रैल , 2018 द्वारा झारखण्ड न्यायिक सेवा के अन्तर्गत 4 पदाधिकारियों को सिविल जज 
( जूनियर डिवीजन )- प्रशिक्षु के पद पर नियुक्त किया गया है | 
2. झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में उक्त विभागीय अधिसूचना की कंडिका 3 में 
उल्लेखित योगदान अवधि को क्रमांक 4 में अंकित श्री कुमार राहल के लिए दिनांक 14 मई , 2018 
तक बढ़ाया जाता है । 
3. उक्त विभागीय अधिसूचना की शेष शर्ते एवं तथ्य यथावत रहेंगे । 

ह० / 
अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 532 -- 50 


